निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 श्रावण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 656 ) पटना , मंगलवार , 25 जुलाई 2017 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


शुद्धि - पत्र 

21 जुलाई 2017 
सं० 2 / थाना - 10 - 10 / 2017 - 5943 / गृ0आ0 - विभागीय अधिसूचना सं0 5731 , दिनांक 14.07 .2017 के मूल 
पाठ को निम्न पाठ से प्रतिस्थापित किया जाता है : 

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम सं0 – 2 , 1974) की धारा - 2 (ध ) एवं बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 
(बिहार अधिनियम 7 , 2007 ) की धारा - 8 तथा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल 
अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नवनिर्मित मुजफ्फरपुर - रून्नी सैदपुर - सीतामढ़ी रेल खंड के निम्नलिखित 08 
( आठ ) रेलवे स्टेशन / हाल्ट को रेल जिला मुजफ्फरपुर के मुजफ्फरपुर रेल थाना के क्षेत्राधीन अधिसूचित करते हैं : 

1. जुब्बा सहनी स्टेशन 
2. परमजीवर - ताराजीवर स्टेशन 
3. रून्नी सैदपुर स्टेशन 

गाढ़ा स्टेशन 

डुमरा स्टेशन 
6. बेनीपुर हाल्ट 

भीषा हाल्ट 
8. सीतामढ़ी स्टेशन 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

दुर्गेश कुमार पाण्डेय , 
सरकार के उप - सचिव । 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 656 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette. bih . nic .in 


